सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 78 राँची, बुधवार , 


5 फरवरी , 2020 ( ई ०) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, 


संकल्प 


31 जनवरी , 2020 


- 


संख्या -5 / आरोप - 1-166/ 2016-665 ( HRMS) -- श्री अंगारनाथ स्वर्णकार , झा 0 प्र 0 से 0 ( तृतीय बैच , गृह 
जिला-इलाहाबाद उ0 प्र 0 ), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांडी, गढ़वा के विरूद्ध उपायुक्त, 
गढ़वा के पत्रांक-1293 / मनरेगा, दिनांक 05.11.2016 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र- क ग्रामीण विकास 
विभाग, झारखण्ड , राँची के पत्रांक -6961, दिनांक 01.12.2016 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया 
गया । श्री स्वर्णकार के विरूद्ध प्रपत्र- क में झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची द्वारा अपील वाद 
संख्या-725 /13-विजय सिंह बनाम जन सूचना पदाधिकारी सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काण्डी के 
संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से वांछित सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं कराने एवं आयोग के 
समक्ष उपस्थित नहीं होने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है । 

उक्त आरोप के लिए विभागीय पत्रांक -981, दिनांक 30.01.2017 द्वारा श्री स्वर्णकार से 
स्पष्टीकरण की माँग की गयी है। इसके अनुपालन में श्री स्वर्णकार के पत्रांक -383/ वि 0 , दिनांक 
22.03.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है । श्री स्वर्णकार के स्पष्टीकरण पर विभागीय 
पत्रांक -7354 , दिनांक 20.06.2017 द्वारा उपायुक्त , गढ़वा से मंतव्य की माँग की गयी है । उक्त के 
आलोक में उपायुक्त, गढ़वा द्वारा उप विकास आयुक्त, गढ़वा के पत्रांक -1117 , दिनांक 10.11.2017 
द्वारा समर्पित मंतव्य की प्रति उपलब्ध करायी गयी है । 


, 


2 


आरोप , 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 5 फरवरी, 2020 
श्री स्वर्णकार के विरूद्ध प्रतिवेदित इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त , गढ़वा के मंतव्य 
समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि जन सूचना पदाधिकारी- सह- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
कांडी द्वारा अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करा दिया गया था तथा दिनांक 30.12.2015 को 
आयोग में उपस्थित होने हेतु प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी को प्रतिनयुिक्त कर दिया गया था , जो 
बीमारी के कारण माननीय आयोग में उपस्थित नहीं हो सके । 

अतः समीक्षोपरांत , श्री अंगारनाथ स्वर्णकार , तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , कांडी, गढ़वा 
को 

इस मामले में भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है । 


Sr No. 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


G.P.F. No. 


1 


2 


3 


1 


ANGAR NATH 
SWRNAKAR 


श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
कांडी, गढ़वा को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ 
आरोप मुक्त 

किया जाता है । 


110091296555 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS / 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 78 -- 50 


